सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 110 


10 पौष, 1938 ( श० ) 
राँची, सोमवार , 

30 जनवरी, 2017 ( ई० ) 


ग्रामीण विकास विभाग 

(पंचायतीराज ) 


अधिसूचना 
13 जनवरी, 2017 


संख्या - 1 स्था० (वि० ) 123/ 2016- 132 - राज्य में पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु “ झारखंड 
पंचायत सचिव (नियुक्ति , सेवा शर्त एवं कर्तव्य ) नियमावली ( संशोधित ) 2014” प्रभावी है । उक्त नियमवाली 
की कंडिका 5 के अनुसार पंचायत सचिव के पद पर शत - प्रतिशत सीधी नियुक्ति का प्रावधान हैं । 

राज्य में मनरेगा के तहत पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत हैं जिन्हें 
पंचायत के प्रशासनिक एवं विकास संबंधी कार्यों का अच्छा अनुभव है । पंचायतों के विकास एवं प्रशासनिक 
कार्यों में पंचायत सचिव की महती भूमिका होती है । 

___ पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति में मनरेगा अंतर्गत कार्यरत रोजगार सेवक एवं प्रखण्ड 
कार्यक्रम पदाधिकारी को नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में छूट देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष 
विचारधीन था । 

सम्यक विचारोंपरांत राज्य सरकार द्वारा मनरेगा कर्मी एवं दलपति को पंचायत सचिव पद पर 
नियुक्ति के संदर्भ मे “ झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति , सेवा शर्त एवं कर्तव्य ) नियमावली ( संशोधित ) 
2014 ” की कंडिका- 7 (i) में पात्रता निर्धारित हेतु उम्र सीमा में छूट दिये जाने का निर्णय लिया जाता है एवं 
कंडिका 7 में उप कंडिका-| के पश्चात निम्नवत प्रावधान शामिल किए जाते हैं । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 30 जनवरी , 2017 
7II ( क) राज्य के वैसे मनरेगा कर्मी ( रोजगार सेवक /प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी) एवं दलपति 
जिन्होंने तीन वर्षों की लगातार सेवा अवधि पूरी कर ली हो तथा संकल्प जारी होने की तिथि तक 
कार्यरत हों तो उनकी उम्र सीमा में कार्यरत अवधि के अनुरूप , जिसकी अधिकतम सीमा पाँच वर्ष की 
होगी, तक छुट सभी श्रेणी के आवेदकों को दी जाएगी । जिसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है 


उदाहरण 


N 


वर्तमान मे निधारित अधिकतम छुट के 
क्रमांक श्रेणी 

उम सीमा पश्चात उम सीमा 
1 अनारक्षित 

35 वर्ष 

40 वर्ष 
अत्यंत पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-1 ) एवं पिछड़ा 

37 वर्ष 

42 वर्ष 
वर्ग ( अनुसूची-2 ) 
3 अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति 

40 वर्ष 

45 वर्ष 
झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी 
4 ( अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-1 ) 

43 वर्ष 
एवं पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-2) । 
(i) यदि आवेदक के द्वारा लगातार तीन वर्ष छ: माह की अवधि पूरी की गई हो तो ऐसे आवेदनकर्ता की 

उम्र सीमा में तीन वर्ष छ: माह की छूट दी जाएगी । ऐसे आवेदक पाँच वर्ष की उम्र सीमा के 
हकदार नहीं होंगे । 


- 


38 वर्ष 


. ..2/-.. 


- : 2 : 
(ii) यदि आवेदक के द्वारा लगातार छ: वर्ष चार माह की अवधि पूरी की गई हो तो ऐसे आवेदनकर्ता की 

उम्र सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी । 

( ख ) इस श्रेणी के उम्मीदवार को कंडिका “ क ” का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ संबंधित 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से कार्य प्रारंभ करने की तिथि एवं कार्यरत होने का प्रमाण पत्र अपने आवेदन के 
साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा | नियमावली की कंडिका - 7 इस हद तक संशोधित समझा जाये | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सरकार के सचिव , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 
ग्रामीण विकास विभाग, 
(पंचायती राज ), झारखंड, रांची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 110 - - 500 


